3 


| PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 6 , 1979 ( MAGHA 17 , 1900 SAKA) 


2 . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 25 जनवरी, 1979 
क्रमांक 160 -ज (I )-79/4034.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) (i ) तथा 3 ( 1 ) (ए )(i) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाद योगी जत्रन्त कौर, विधवा श्री सोहर सिंह , गांव कोडवा खुर्द , तहसील नारायणगढ़ , 
जिला अम्बाला, को रवी, 1973 से 200 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


. 


दिनांक 29 जनवरी , 1979 


. 


कमांक 151 -ज ( II ) -79 103 ) -- Tो पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
मना गया है और उस में अाज तक संशोधन किया गया है) को धारा 2( २)(1 ) तया 3(1 )(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हिरपामा के साल में प्रभू दयाल , पुत्र श्री मोतड , गांव तुम्बाहेडी , तहसील झज्जर , जिला रोहतक , 
को रबी , 1973 से 150 अये वर्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर ननद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2051 -ज(II) -78/4174.--पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2( 7)( 1ए) तथा 3{ 1 ए) के अनुसार सौरे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुबा सिंह, पुत्र श्री भाग मल, निवासी भैसवाल कलां, तहसील गोहाना , जिला सोनीपत , को रबी , 
1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागोर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 37 -ज (II) -78/4270.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोवन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरयाणा के राज्यपाल श्रीमती मनकोरी देवी , विधवा श्री बलदेव सिंह, ग्राम काहनी , तहसील गोहाना, जिला 
सोनीपत , को रबी , 1973 से 150 रु ० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद म दी गई शर्ती के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते है । 

गुरवचन शर्मा, 
बिशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग . । 
FOREST DEPARTMENT 

The 31st January , 1979 
No. 5377 - Ft- II - 78 / 5097. - The Governor of Haryana is pleased to retire Shri K. L. Malik 
IFS ., Additional Chief Conservator of Forests Wood Harvesting Circle, Haryana , Chandigarh from 
the Haryana Government Service on attaining the age of superaunuation of 58 years of the afternoon 
of 31st January , 1979 . 

L. D. KATARIA, 

Commissioner and Secy . 
FISHERIES DEPARTMENT 

The 29th January , 1979 
No.7636- AH-I- 78/ 4032.-- In partial modification of Haryana Government notification No. 5589 
AH (5)-77/14790, dated 5th September, 1977 the result of the Departmental Examination in Accounts 
held in June , 1977 is declared as under : 
Serial R. Name and Designation 

Remarks 
No. 

No. 


. 


- 


. 


1 . 
2 . 


401 
402 


Pass 
Pass 


Shri Virendra Vatts F. D.O. Karnal 
Shri Satish Chander Aggarwal, Fisheries 

Officer , Karnal 
Shri Dharam Pal Yadav, Fisheries Officer , 
Bhiwani . 


3 . 


403 


Pass 


L. D. KATARIA , 
Commissinor & Secy . 


